सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 श्रावण , 1943 ( श ० ) 
5 अगस्त , 2021 ( ई ० ) 


संख्या -396 राँची , गुरुवार , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 

06 जुलाई , 2021 
संख्या -16 / विविध - 04-10 / 2016 पार्ट -3 का०-3039 -- विभागीय अधिसूचना संख्या -2344 दिनांक 
16.04.2021 एवं अधिसूचना संख्या -2362 दिनांक 26.04.2021 के द्वारा कोरोना वायरस महामारी की 
रोकथाम एवं बचाव हेतु झारखण्ड सरकार द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों के ससमय निष्पादन एवं 
कई स्तरों पर अनुश्रवण एवं समीक्षा की आवश्यकता को देखते हुए की गयी निम्नलिखित प्रतिनियुक्ति 
को निरस्त किया जाता है : 
क्र ० सं ० पदाधिकारी का नाम 

प्रतिनियुक्ति 

अधिसूचना संख्या 

विभाग / कार्यालय 
1 श्री हर्ष मंगला , भा.प्र.से. ( झाः 2008 ) , 

निदेशक , माध्यमिक शिक्षा , झारखण्ड , 
राँची 

स्वास्थ्य , चि ० शि ० 
2 श्री वरूण रंजन , भा.प्र.से. ( झाः 2014 ) , | एवं परिवार कल्याण विभाग , 

2362 / 26.04.2021 
तत्कालीन निदेशक , बागवानी , झारखण्ड , | झारखण्ड 
सम्प्रति मनरेगा आयुक्त एवं अधिसूचित 
उपायुक्त , पाकुड़ 


2 


2 


3 


नमन 


4 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरूवार , 5 अगस्त , 2021 
श्री प्रियेश लकड़ा , 

भा.प्र.से. 
( झाः 2015 ) , आदिवासी कल्याण आयुक्त , 
झारखण्ड 
सुश्री गरिमा सिंह , भा.प्र.से. ( झाः 2016 ) , 
तत्कालीन संयुक्त सचिव , स्कूली शिक्षा 
एवं साक्षरता विभाग , झारखण्ड , राँची , 
सम्प्रति नगर आयुक्त , हजारीबाग नगर 
निगम 
सिद्धार्थ त्रिपाठी , भा.व.से. , सम्प्रति वन , 
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग , 
झारखण्ड में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत । 


5 


5 


6 


श्री अमित कुमार , भा.प्र.से. ( झाः 2010 ) , 
निदेशक , राज्य शहरी विकास एजेन्सी 
( SUDA ) झारखण्ड , राँची । 
श्री शांतनु कुमार अग्रहरी , भा.प्र.से. स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं 
( झाः 2012 ) , अपर सचिव , खाद्य , सार्वजनिक परिवार कल्याण विभाग , 
वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग , 

झारखण्ड 


7 


2344 / 16.04.2021 


झारखण्ड , राँची । 


8 


श्री जिशान कमर , भा.प्र.से. ( झाः 2013 ) , 
निदेशक , खेलकूद , झारखण्ड , राँची । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 396 -- 50 


